रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


REEEER 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 783 ] 
No. 783 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 27 , 2014 / चैत्र 6 , 1936 
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27 , 2014 /CHAITRA 6 , 1936 


विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 मार्च, 2014 
का . आ . 914( अ). - सार्वजनिक स्थल ( अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजन हेतु भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य पद पर सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त तालिका के कालम ( 2 ) में 
संगत प्रविष्टि में उल्लिखित सार्वजनिक स्थलों की श्रेणियों के संबंध में अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम 
के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे , अर्थात् : 


तालिका 
अधिकारी का नाम एवं पदनाम 

सार्वजनिक परिसर की श्रेणी एवं अधिकार क्षेत्र की 

स्थानीय सीमा 
( 1 ) 

( 2 ) 
1. “ श्री पुरनेश कुमार दिवांगन , उप प्रबंधक ( मानव संसाधन ) , नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ( एनटीपीसी लिमिटेड ) , से 
नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ( एनटीपीसी लिमिटेड ) , संबंधित अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और इसकी तलाईपल्ली 
तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना , जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ कोयला खनन परियोजना, लाइलूंगा रोड , घरघोड़ा, जिला रायगढ़ 

496111 , छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले 

सभी स्थल। " 
1. “ श्री संजीत कुमार मिंज, उप प्रबंधक ( मानव संसाधन ) , नेशनल नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ( एनटीपीसी लिमिटेड ) से 

थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ( एनटीपीसी लिमिटेड ) डुलंगा संबंधित अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और उसकी डुलंगा कोयला 
कोयला खनन परियोजना , जिला सुन्दरगढ़ , ओडिशा 

खनन परियोजना , प्लाट संख्या 681/26-मिशन रोड, जिला सुन्दरगढ़ 
770001 , ओडिशा के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले 
सभी स्थल। " 

[ फा . सं. 8/ 6/ 1992 - थर्मल -I- पार्ट - 19 ] 

जी . साई प्रसाद , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : - मुख्य अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी , 2011 के का. आ . 481 के द्वारा प्रकाशित की गई । 


1392 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC. 3 ( ii )] 


MINISTRY OF POWER 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 12th March , 2014 


S . O . 914 (E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction ofUnauthorised 
Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column ( 1) of the 
following Table, being officers equivalent to the rank of Gazetted Officer of the Government of India , to be Estate Officers 
for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate 
Officers by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public premises 
specified in column ( 2 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


Name and designation of officer 


Categories of public premises and local limits of jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


" Shri Purnesh Kumar Dewangan , 
Deputy General Manager (Human 
Resources) National Thermal 
Power Corporation Limited (NTPC 
Limited ) at Talaipalli CoalMining 
Project ,District- Raigarh , Chattisgarh 


All premises belonging to or taken on lease by the 
National Thermal Power Corporation Limited (NTPC 
Limited ) and under the administrative control of its 
Talaipalli Coal Mining Project,Lailunga Road , Gharghoda , 
District- Raigarh -496111, Chattisgarh ." 


" Shri Sanjit Kumar Minz, Deputy 
GeneralManager (Human Resources) 
National Thermal Power Corporation 
Limited (NTPC Limited ) at Dulanga 
CoalMining Project, District - 
Sundergarh , Odisha . 


All premises belonging to , or taken on lease by the 
National Thermal Power Corporation Limited (NTPC 
Limited ) and under the administrative control of its Dulanga 
Coal Mining Project, Plot No.681/ 26 , Mission 
Road , District - Sundergarh - 770001, Odisha ." 


[F. No. 8 /6 / 1992 - TH . Pt.- XIX ] 

G . SAI PRASAD , Jt. Secy. 
Note: — The Principal notification was published vide number S .O . 481 , dated the 3rd February, 2011. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


